निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 आषाढ़ 1932 ( श ) 
पटना, सोमवार , 19 जुलाई 2010 


( सं० पटना 481 ) 


पत्रांक : 6 / गो0 34 - 01 / 2009 - 3193 ( अनु० ) 

वाणिज्य कर विभाग 


प्रेषक , 

शुभकीर्ति मजुमदार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव , 

बिहार , पटना । 
सेवा में , 

महालेखाकार , बिहार, 
बीरचन्द पटेल पथ, 
पटना । 

पटना, दिनांक 16 जुलाई 2010 
विषय: - वाणिज्य कर विभाग के अधीन कर शोध इकाई ( Tax Research Unit) एवं प्रशिक्षण कोषांग 

( Training Cell ) की स्थापना हेतु पदों का सृजन के सम्बंध में । 
महोदय , 


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के द्वारा 
प्रशासनिक सुधार हेतु राज्य के पाँच विभागों का चयन किया गया है , जिसमें वाणिज्य कर विभाग भी एक 
है । मिशन के परामर्श में यह बताया गया है कि वाह्य संस्था का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है तथा विभाग के 
अधीन कर शोध इकाई स्थापित किये जाने से वाणिज्य कर प्रशासन से संबधित तथ्यों पर केन्द्रीत कर 
शोध कार्य करने में सुविधा होगी । यही राय प्रशिक्षण कोषांग को विभाग के अधीन स्थापित करने के बिन्दु 
पर भी है । इस परिप्रेक्ष्य में मिशन के द्वारा विभाग के अधीन निम्नांकित दो इकाईयों का गठन एवं इसके 
कार्मिकों के लिए पद सृजित किया जाना आवश्यक बताया गया है । फलतः राज्य सरकार ने वाणिज्य कर 
विभाग, बिहार, पटना के अधीन मुख्यालय में कर शोध इकाई ( Tax Research Unit ) एवं प्रशिक्षण 
कोषांग ( Training Cell ) की स्थापना करने तथा इसके कार्मिकों के लिए निम्नवत् पद सृजित करने की 
स्वीकृति प्रदान की है: 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 जुलाई 2010 
( क ) कर शोध इकाई (Tax Research Unit ): 


| पदों की संख्या 


पे बैंड 
पी0बी0 3 


ग्रेड पे 
7 ,600 


पी0बी0 3 


6, 600 


पदनाम 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
(बिहार वित्त सेवा) 
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
(बिहार वित्त सेवा) 
कार्यालय सहायक 
(बिहार सचिवालय सेवा ) 
निम्नवर्गीय लिपिक 
(बिहार सचिवालय सेवा ) 
पदचर 
( गृह रक्षा वाहिनी से ) 


पी0बी0 2 


4 , 600 


पी0बी0 1 


1 , 900 


200 रु0 प्रति दिन की दर से 


। 


( ख ) प्रशिक्षण कोषांग ( Training Cell): 


पदों की संख्या 


मूल वेतन 
पी0बी0 3 


ग्रेड पे 
7 , 600 


01 


पी0बी0 3 


6, 600 


01 


पदनाम 
वाणिज्य कर उपायुक्त 
(बिहार वित्त सेवा ) 
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
(बिहार वित्त सेवा) 
निम्नवर्गीय लिपिक 
(बिहार सचिवालय सेवा ) 
पदचर 
( गृह रक्षा वाहिनी से ) 


पी0बी0 1 


1, 900 


200 रु0 प्रति दिन की दर से 


01 


बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा शोध अर्थशास्त्री एवं शोध सहायक के उक्त पदों पर संविदा 
के आधार पर नियुक्ति दो वर्षों के लिए की जाएगी तथा व्यय का वहन भी बिहार प्रशासनिक सुधार 
मिशन द्वारा किया जायेगा । 

2. एक शोध अर्थशास्त्री एवं दो शोध सहायक के पदों को छोड़ सभी पदों का व्यय वहन बजट 
शीर्ष - 2040 - बिक्री व्यापार आदि पर कर , लघुशीर्ष - 001 -निदेशन और प्रशासन , उप - शीर्ष - 0001 - अधीक्षण, 
मॉग संख्या 17 (विपत्र कोड नं0 2040000010001 ) के अन्तर्गत् गैर - योजना मद से से किया जायेगा । 

3. इसमें प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की दिनांक 12 जुलाई 2010 की 
बैठक में अनुमोदन प्राप्त है । 

विश्वासभाजन , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 481- 571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic . in 


